रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L -33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


- असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार, जनवरी 13, 2003 / पौष 23 , 1924 
NEW DELHI,MONDAY, JANUARY 13 , 2003/PAUSA 23 , 1924 


MAK 


सं . 33 ] 
No. 331 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Departmentof Agriculture and Cooperation ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th January , 2003 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2003 

का . आ . 35( अ ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास 
निगम अधिनियम, 1962 ( 1962 का 26 ) की धारा 2 के खंड ( क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के 
लिए निम्नलिखित सेवाओं को " अधिसूचित सेवाएं " होना घोपित करती 
है , अर्थात्: 

1. सहकारी सोसाइटियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण , 
सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाएं । 

2. सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से पशु देखभाल, पशु 
स्वास्थ्य और पशुओं के रोग निवारण के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाएं । 

3. सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से कृषि बीमा और कृषि 
ऋण के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाएं । 

4 . सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता, जल 
निकासी और मल व्ययन प्रणाली के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाएं । 

[ फा . सं. एल - 12011/3/ 2002 - आई एंड पी ] 


S . O . 35 ( E ). — In exercise of the powers conferred by 
clause (ca ) of Section 2 of the National Cooperative 
Development Corporation Act, 1962 ( 26 of 1962), as 
amended by the National Cooperative Development 
Corporation Act, 2002 (45 of 2002) the Central Government 
hereby declares the following services to be " notified 
services for the purpose of said Act, namely : - - 

(i) Water conservation works/services, irrigation , 

micro -irrigation in rural arcas undertaken by the 

cooperatives ; 
(ii) Animal carc/health , disease prevention through 

the cooperatives; 
(iii) Agricultural insurance and agricultural credit 

through the cooperatives , 
( iv) Rural sanitation/ drainage/ sewage systems 
through the cooperatives . 

[ F No. L - 12011/3/ 2002-I & P] 

K . S. BHORIA, Jt. Secy. 


के . एस, भोरिया, संयुक्त सचिव 


104 G ! 2003 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road. Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 


